PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ. , SEPT . 16 , 1986 ( BHDR.25, 1908 SAKA) 


2553 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 9 सितम्बर , 1986 
क्रमांक 804- ज( 2)-86/ 27378. - श्री देशराज , पुत्र श्री गिरधारी , गांव लाखन माजरा , तहसील महम , जिला 
भिवानी , की दिनांक 1 जुलाई , 1984 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए)( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देशराज को मुब्लिग 
300 रुपए वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6219 - पार-III - 70/ 2475, दिनांक 27 
जनवरी, 1971 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब 
उसकी विधवा श्रीमती छोटी देवी के नाम रबी , 1985 से 300 रूपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों को अन्तर्गत 
प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 802- ज ( 2 )-86/27382.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए)(1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के समान श्रीमती छोटी देवी , विधवा श्री गणेशी मल , गांव खौराना , तहसील व 
जिला महेन्द्रगढ़ , को खरीफ , 1973 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये धार्षिक 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 834 - ज ( 2) -86/27386.-- श्री नत्थू सिंह, पुत्र श्री रामशरण , गांव मसुदपुर, तहसील व जिला रोहतक , 
की दिनांक 31 अक्तूबर, 1933, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए ) ( 1) तथा 3( 1) ( ए) (i) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नत्थू सिंह की मुब्लैिग 350 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12633- जे ० - एन०- (III ) -65/11575, दिनांक 27 
दिसम्बर, 1965 अधिसूचना क्रमांक 5041-बार-III- 70 / 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 , तथा 1789 - जे - 1-79 / 44040, 
दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती झारसी देवी के नाम खरीफ , 1984 से 
350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


सोम नाथ , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

( ले ० एण्ड ज ०), राजस्व विभाग । 
POWER DEPARTMENT 

The 1st September , 1986 
No. 1/11/ 86-1MI& P. - In exercise of the powers conferred by Sub- Section (2 ) of section 5 of 
the Electricity (Supply ) Act, 1948 , read with sub -sections (4 ) and (5) of Section 5 of the said Act 
and rule 3 of the Punjab State Electricity Board Rules , 1959, the Governor of Haryana is pleased 
to appoint Shri G.V. Gupta , IAS, as Chairman, Haryana State Electricity Board, with immediate 
effect till further ders . 

M. C. GUPTA , 
Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana , 

Power Department. 
DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 8th September , 1986 
No. 3350-6ECDI -86 /6414. - The Governor of Haryana is pleased to retire Shri Tara Chand- I, 
Block Development and Panchayat Officer, Pilukhera from Government Service with effect from 12th 
September , 1986 (A.N.). His retirement is without prejudice to the decision to be taken against him 
in the disciplinary proceedings pending against him . 

M. KUTTAPPAN , 


Chandigarh , dated 
the 5th September, 1986 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Development and Panchayat Department. 


